निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 चैत्र 1938 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 28 मार्च 2016 


( सं0 पटना 234 ) 


सं0 08 / आरोप - 01 - 277 / 2014 , सा०प्र० - 17118 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

12 दिसम्बर 2014 
श्री राजयनंद बार्डियार, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक - 814 / 08, तत्कालीन अंचलाधिकारी , सोनपुर, सारण सम्प्रति 
सहायक निदेशक , आई०सी०डी०एस०, निदेशालय पटना के विरूद्ध कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनाधिकृत अनुपस्थिति 
के लिए जिला पदाधिकारी, सारण , छपरा के पत्रांक - 1691, दिनांक 11. 05 .2009 द्वारा गठित आरोप प्रपत्र क प्राप्त 
हुआ । 

प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर श्री बार्डियार से विभागीय पत्रांक - 7548, दिनांक 31.07. 2009 द्वारा स्पष्टीकरण 
की माँग की गयी । श्री बार्डियार ने अपने स्पष्टीकरण जो दिनांक 28.08.2009 को विभाग को प्राप्त हुआ में मूल रूप में 
अंकित किया है कि तत्कालीन जिला पदाधिकारी के द्वारा व्यक्तिगत रंजिश के कारण उनके विरूद्ध आरोप भेजा गया 
था । उनके द्वारा गोपनीय अभियुक्ति नहीं भेजी गयी थी जिसकी सूचना उन्होंने अपने पत्रांक - 28 , दिनांक 31.01.2009 से 
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना को दी थी । आरोपित पदाधिकारी का यह भी कहना है कि उक्त तिथि को वे 
अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ बैठक में भाग लिये और रात्रि में स्थानीय वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लिये । उनका 
मोबाईल डिस्चार्य हो गया था और दुर्घटना की सूचना उन्हें नहीं मिली थी और वे मुख्यालय के बाहर नहीं थे । 

श्री बार्डियार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा से मंतव्य की माँग की गयी परन्तु 
अनेकों स्मारोंपरांत मंतव्य अप्राप्त रहा । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 मार्च 2016 
आरोप एवं आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण के सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी 
बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर थे साथ ही असामान्य परिस्थिति में उनकी खोज की गयी थी तो उनका मोबाईल 
स्वीच ऑफ था साथ ही अपने वरीय पदाधिकारी पर द्ववेषवश आरोप लगाने की बात अंकित करना श्री बार्डियार का 
अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही दर्शाता है । 

तद्आलोक में श्री राजयनंद बार्डियार, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक - 814 / 08, तत्कालीन अंचलाधिकारी, सोनपुर , 
सारण सम्प्रति सहायक निदेशक , आई०सी०डी०एस०, निदेशालय पटना को निम्न दंड संसूचित किया जाता है : 

(i) निन्दन ( आरोप वर्ष के प्रभाव से ) 

( ii) प्रोन्नति पर एक वर्ष के लिए रोक (संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी ) 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

केशव कुमार सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 234 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

___ Website: http:// egazette. bih. nic .in 


